रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/99 


Crima 


ERNET 


REGD . NO . D. L.-33004/ 99 


utar 


PSI 


T 


SIDHI 


का 


सत्यमेव जयते 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II – खण्ड 3 - उप - खण्ड ( ii) 
PART II — Section 3 — Sub -section ( ii ) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं . 1720 ] 
No. 1720] 


नई दिल्ली , मंगलवार , जुलाई 23 , 2013 / श्रावण 1 , 1935 
NEW DELHI, TUESDAY , JULY 23, 2013/SHRAVANA 1 , 1935 


श्रम और रोजगार मंत्रालय 


अधिसूचना 


नई दिल्ली, 23 जुलाई, 2013 


का . आ . 2265 ( अ ). - कर्मचारी भविष्य निधि तथा प्रकीर्ण अधिनियम , 1952 ( 1952 का 19 ) की धारा 5क की उप - धारा ( 1 ) द्वारा 
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , केन्द्र सरकार , इस मंत्रालय की भारत के राजपत्र में प्रकाशित दिनांक 23 मई , 2013 की अधिसूचना 
सं. का . आ . 1330 ( अ ) में एतद्द्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है । 

2. उक्त अधिसूचना में क्र . सं. 6 और क्र . सं. 42 पर निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी , अर्थात् : 


सदस्य : 


( ख ) धारा 5क की उप - धारा ( 1 ) के खण्ड ( ख ) के अंतर्गत केन्द्र सरकार के प्रतिनिधि : 
6. संयुक्त सचिव (पेंशन और बीमा ) , 

वित्तीय सेवा विभाग , 
वित्त मंत्रालय , 
भारत सरकार , 
नई दिल्ली । 


( ङ ) धारा 5क की उप - धारा ( 1 ) के खण्ड ( ङ ) के अंतर्गत कर्मचारियों के प्रतिनिधि : 
42. श्री विजय शर्मा, एआईटीयूसी 


[ सं. वी - 20012 /1/2013 - सा . सु.II ] 


पी. के. पादी , प्रधान श्रम और रोजगार सलाहकार 


3251 GI/ 2013 


( 1 ) 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3( ii)] 


MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT 

NOTIFICATION 

New Delhi, the 23rd July, 2013 
S . O . 2265 (E ). — In exercise of the powers conferred by sub -section (1 ) of section 5A of the Employ 
ees’ Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 ( 19 of 1952 ) the CentralGovernment hereby 
reconstitutes the Central Board of Trustees (Employees Provident Fund ) and makes the following amendment 
in this Ministry s Notification published in the Gazette of India having No. S .O . 1330 ( E ) dated 23rd May, 2013 . 

2 . In the said Notification the following entries shall be substituted at Sl.No . 6 and 
Sl.No. 42 , namely. 
Members : 


(b ) 


Representatives of CentralGovernment under clause (b ) of sub - section (1 ) of Section 5A : 
6 . Joint Secretary (Pension and Insurance ), 

Department of Financial Services , 
Ministry of Finance , 
Govt. of India , 
New Delhi. 


(e ) 


Representatives of Employees under clause (e ) of sub - section ( 1) of Section 5A : 
42 . Shri Vijay Sharma, AITUC 


[No. V - 20012 / 1/2013- SS .II] 


P. K . PADHY, Principal Labour and Employment Advisor 


Printed by the Manager, Government of India Press , Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 . 


